निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 960 ) पटना , बुधवार , 14 अगस्त 2019 


सं0 - 01 / विविघ( पुनर्गठन ) - 29 / 2018 - 6190 ( S ) 

पथ निर्माण विभाग 


संकल्प 

___ 6 जुलाई 2019 
विषय : पथ निर्माण विभाग के पथ प्रमंडल, मधुबनी, छपरा एवं मोतिहारी के अतिरिक्त प्रमंडल के रूप 

में क्रमशः पथ प्रमंडल, पिपरा को पथ प्रमंडल, झंझारपुर, पथ प्रमंडल धोरैया को पथ प्रमंडल, 
सोनपुर , पथ प्रमंडल बारसोई को पथ प्रमंडल , ढाका के रूप में तथा राष्ट्रीय उच्च पथ 
प्रमंडल , मुजफ्फरपुर को अग्रिम योजना प्रमंडल , मुजफ्फरपुर एवं राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल , 
खगड़िया को अग्रिम योजना प्रमंडल, खगड़िया के रूप में सभी पदाधिकारी / कर्मचारी एवं 

उपस्कर के साथ प्रतिस्थापित ( Substitute ) करने के संबंध में । 

पथ निर्माण विभाग के अधीन सम्प्रति पथों की कुल लम्बाई 23077 कि०मी० समतुल्य (15375 कि०मी० 
वास्तविक ) है । विभाग के अन्तर्गत 49 पथ प्रमंडल है । इस प्रकार एक प्रमंडल के अन्तर्गत औसतन 471 कि०मी० 
( समतुल्य लम्बाई) पथ आते हैं । परन्तु वास्तविक तौर पर विभाग के किसी प्रमंडल के अन्तर्गत पथों की लम्बाई बहुत 
ज्यादा है तो किसी प्रमंडल के अन्तर्गत बहुत ही कम । 

कार ने सम्यक विचारोपरांत विभिन्न पथों के बीच असमान वितरण को दूर करने एवं पथों की 
लम्बाई के अनुरूप प्रमंडलों के पुनर्गठन / विलय / Wind up / प्रतिस्थापित (Substitute) करने के संबंध में 
निम्नरूपेण व्यवस्था की है : 

पथ प्रमंडल, मधुबनी, छपरा एवं मोतिहारी के अतिरिक्त प्रमंडल के रूप में क्रमश : पथ प्रमंडल , 
पिपरा को पथ प्रमंडल, झंझारपुर , पथ प्रमंडल, धोरैया को पथ प्रमंडल, सोनपुर, पथ प्रमंडल, बारसोई 
को पथ प्रमंडल, ढाका के रूप में सभी पदाधिकारी / कर्मचारी एवं उपस्कर के साथ प्रतिस्थापित 
(Substitute) किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 14 अगस्त 2019 


(iii) 


राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अग्रिम योजना प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं राष्ट्रीय उच्च पथ 
प्रमंडल, खगडिया को अग्रिम योजना प्रमंडल, खगड़िया के रूप में सभी पदाधिकारी / कर्मचारी एवं 
उपस्कर के साथ प्रतिस्थापित (Substitute) किया जाता है । 
Wind up होने वाले पथ प्रमंडल द्वारा सभी अभिलेख संबंधित जिला में कार्यरत अन्य प्रमंडल को 
सौंप दिया जाएगा तथा Wind up होने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल द्वारा सभी अभिलेख संबंधित 
अंचल को सौंप दिया जायेगा । 
आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे बिहार राजपत्र के 
असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार , 
पटना / सभी विभागों / सभी विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ भेजी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रत्नेश कुमार , 
सरकार के अपर सचिव । 


आदेश : 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 960- 571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


